रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PART II – Section 34 Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 552 ] 
No. 552 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 2, 2005/ ज्येष्ठ 12 , 1927 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 2 , 2005 / JYAISTHA 12 , 1927 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क वडोदरा - II ) 

अधिसूचना 
वडोदरा , 18 मई, 2005 

सं . 01 /2005 - सी . श . ( गै . टे . ) 
का . आ . 758( अ ) . - वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 122/ 2004 - सी . शु . ( गै. टे. ), दिनांक 25- 10 - 2004 . 
के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1- 7- 1994 की अधिसूचना सं . 33 / 94 ( सी. शु.) ( गै. टे. ) के जरिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य स्थित गांव - नूरपूरा, पो.- बास्का, तालुका - हालोल, जि. पंचमहाल को सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 के 
अन्तर्गत , सीमित उद्देश्य के लिए 100 % निर्यातोन्मुख इकाई स्थापित करने के लिए एतद्द्वारा वेयरहाउसिंग स्टेशन घोषित किया जाता है । 

[ फा . सं. VII / 8-1/ सी. शु./ पाटक फुड/ तकनीकी/ 2005 ] 

राकेश कुमार , आयुक्त 
MINISTRY OF FINANCE 

cpartnent of Revenue ) 
(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS VADODARA - II) 

NOTIFICATION 
Vadodara , the 18th May, 2005 

No . 01 / 2005 -CUS ( N. T.) 
S .O . 758 ( E ) . - - In exercise of the powers of Section 9 of the Customs Act , 1962 , delegated to me vide Ministry of 
Finance , Department ofRevenue, New Delhi s Notification No. 33/94 - Cus. (NT) dated 1- 7 - 94 as amended by Notification 
No. 122 /2004 - Cus. (NT) dated 25 - 10 - 2004, I hereby declare Village-Nurpura , Post -Baska, Taluka -Halol , Dist . Panchmahal, in 
the State of Gujarat as a Warehousing Station , under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the limited purpose of setting 
up 100 % Export Oriented Units (E .O .U .) only . 


[F . No . VIII /8 - 1 /Customs/ Patak Foods/ Tech ./2005 ) 

RAKESH KUMAR , Commissioner 


1686 GI/ 2005 


~ 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


